रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


- 


- 


T 


५... 


LAM 


LIM 


- 


सामवजन 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


HAMAKAM 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 411 ] 
No. 411] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , जून 26 , 2015 / आषाढ़ 5 , 1937 
NEW DELHI, FRIDAY , JUNE 26 , 2015 /ASADHA 5 , 1937 


गृह मंत्रालय 
( पुलिस-II प्रभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 22 जून , 2015 


सा . का . नि . 514( अ ). - केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम , 2008 ( 2008 का अधिनियम 
संख्यांक 34) की धारा 25 की उप- धारा ( 2 ) के खंड ( क ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण 
अभिकरण, महा निरीक्षक, उप महा निरीक्षक, पुलिस अधीक्षक , अपर पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक ( समूह " 
भर्ती नियम , 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-- 

1 . (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण , महा निरीक्षक , उप महा निरीक्षक, पुलिस 
अधीक्षक , अपर पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक ( समूह क पद) भर्ती ( संशोधन) नियम, 2015 है | 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे | 

2. गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, महा निरीक्षक , उप महा निरीक्षक , पुलिस अधीक्षक , अपर पुलिस अधीक्षक और 
उप पुलिस अधीक्षक ( समूह क पद) भर्ती नियम , 2013 की अनुसूची में , - - 

( क ) उप पुलिस अधीक्षक के पद से संबंधित क्रम संख्या 5 के सामने, स्तंभ (11) में "प्रतिनियुक्ति / आमेलन " शीर्षक के 
अधीन, पैरा ( क ) (ii) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएगी, : 

___ " (ii) जो मूल काडर/ विभाग में वेतन बैंड 2, 9, 300- 34,800 रु0 + ग्रेड वेतन 4,800 रु0 या समतुल्य के पदों पर 
नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है ; या " 

[ फा. सं. ई- 13(1)/ 006 / 2012/ रा. अ. अ. ( पीटी -6) ] 

हरीश चंदर , निदेशक 


टिप्पण : 


मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में सं . सा . का . नि . 673 ( अ), तारीख 9 अक्तूबर, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए 
थे । 


2832 GI/2015 


__ (1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

( POLICE - II DIVISION ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 22nd June, 2015 
G .S .R . 514 (E ). — In exercise of the power conferred by clause (a ) of sub -section (2 ) of Section 25 of the 
National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby makes the following rules to 
amend the Ministry of Home Affairs, National Investigation Agency , Inspector General, Deputy Inspector General, 
Superintendent of Police, Additional Superintendent of Police and Deputy Superintendent of Police (Group ‘ A ’ Posts) 
Recruitment Rules, 2013 , namely: 

( 1 ) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Investigation Agency , Inspector 
General, Deputy Inspector General, Superintendent of Police, Additional Superintendent of Police and Deputy 

Superintendent of Police (Group ‘ A ’ posts) Recruitment ( Amendment) Rules, 2015 . 
(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 
2 . In the Schedule to Ministry of Home Affairs, National Investigation Agency , Inspector General, Deputy 
Inspector General, Superintendent of Police , Additional Superintendent of Police and Deputy Superintendent of Police 
(Group ‘ A ’ posts) Recruitment Rules, 2013 : 
(a ) against Serial number 5 relating to the post of Deputy Superintendent of Police in column ( 11) under heading 
“ Deputation / Absorption ” para (a ) ( ii ) for the existing entries the following shall be substituted : 

“ ( ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the Pay 
Band -2 Rs . 9300 - 34800 with Grade Pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadrel department; or” 

[ F. No. E - 13 (1)/006 /2012/NIA ( Pt- VI)] 

HARISH CHANDER , Director 
Note: - The principal rules were published in the Gazette of India , Extraordinary vide number G . S .R . 673 (E ) dated the 

9th October, 2013. 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi -110054 . 


